निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1939 ( श0 ) 
पटना , बुधवार 7 मार्च 2018 


( सं0 पटना 183 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

8 फरवरी 2018 
विषय : सुशासन के कार्यक्रम 2016 - 2020 में पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतियोगिता 

के प्रयोजन से "मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना " लागू करने की स्वीकृति । 


सं० 6 / नि० ( साख – 2 ) मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रो० यो० 59 / 16 - 1385 — ग्रामीण क्षेत्रों में साख का प्रवाह 
तथा कृषि आदानों के नियमित आपूर्ति एवं उपज का उचित मूल्य पर विपणन हेतु पैक्स का सुदृढ़ीकरण हेतु स्वच्छ 
प्रतियोगिता के प्रयोजन से " मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन था । 

सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना " लागू करने का निर्णय 
लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत चयन हेतु ग्रेडेशन प्रणाली के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक 
अनुमण्डल के दो पैक्सों एवं राज्य स्तर पर तीन पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा । 

"मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चयन हेतु ग्रेडेशन प्रणाली, चयन हेतु अर्हता एवं 
पुरस्कार की राशि की विवरणी अनुलग्नक - 1 पर संलग्न है । 

इस योजना के अंतर्गत चयन द्विस्तरीय होगा । प्रथम स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी की अध्यक्षता में 
गठित त्रिसदस्यीय समिति , सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से गत वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण के आधार पर 
संलग्न अनुलग्नक के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पैक्स के गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों / प्रतिवेदनों को जाँच 
कर प्रत्येक अनुमंडल में सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले पाँच पैक्सों के आवेदन पत्रों को अपने अनुशंसा एवं चेक लिस्ट के साथ 
राज्य स्तर पर क्षेत्रीय निदेशक दीपनारायण सिंह, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पटना की अध्यक्षता में गठित कमिटि के 
विचारार्थ समर्पित करेगी । 
जिला स्तरीय कमिटि : 
जिला सहकारिता पदाधिकारी 

अध्यक्ष - सह - संयोजक 
प्रबंध निदेशक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक 

सदस्य 
जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ - 

सदस्य 


- 


। 


। 


ल 


। 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 मार्च 2018 
राज्य स्तरीय कमिटि : 
1. क्षेत्रीय निदेशक दीपनारायण सिंह, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पटना 
2. प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल 
3. प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० , 
4. क्षेत्रीय निदेशक , एन०सी०डी०सी० , पटना 
5. निबंधक , सहयोग समितियाँ द्वारा नामित प्रतिनिधि 


।। 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य - सह - संयोजक 
सदस्य 
सदस्य 


। 


। 


राज्य स्तर पर गठित कमिटि द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का Standardized Appraisal करते हुए "मुख्यमंत्री 
आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पैक्स का चयन कर पुरस्कृत करने हेतु अनुशंसा विभाग को करेगी । 

"मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना को दिनांक 01.04. 2018 से लागू किया जायेगा । दिनांक 31.03. 
2018 के वित्तीय स्थिति पर पैक्सों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संलग्न ग्रडेशन प्रणाली के अनुसार इस योजना 
के अंतर्गत पुरस्कृत करने हेतु पैक्सों का चयन किया जायेगा । 

इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित किसी भी तरह का स्पष्टीकरण एवं विवाद का निपटारा निबंधक , 
सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा । इस मामले में निबंधक, सहयोग समितियाँ का निर्णय अंतिम होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुरेश चौधरी, 
सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 मार्च 2018 


२ 


___ अनुलग्नक - 1 
पुरस्कार की राशि, चयन हेतु ग्रेडेशन प्रणाली, चयन हेतु अर्हता एवं चयन प्रक्रिया की विवरणी । 

1 . चयन हेतु ग्रेडेशन प्रणाली : - प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत पैक्स का चयन विभिन्न कार्यकलापों में किये 
गये प्रदर्शन के सापेक्ष प्राप्त अंकों ( Marks ) के मूल्यांकन पर आधारित होगा । अंकों का निर्धारण निम्न रूपेण होगा : 


कुल अंक - 30 


ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 


अभिशासन एवं वित्तीय सृदृढ़ता 
अधिकतम अंक 
> पैक्स निर्वाचन / निर्वाचित प्रबंधकारिणी 

प्रबंधकारिणी की बैठक का नियमित आयोजन 
आम सभा का समय पर आयोजन 
निदेशक मंडल सदस्यों / सदस्यों की सक्रिय सहभागिता 
निदेशक मंडल में सदस्यों / कार्यपालक के विरूद्ध लंबित आरोप 
पैक्स का लाभ में होना 
पैक्स के हिस्सापूँजी में वृद्धि की प्रवृति 
पैक्स के कार्यशील पूंजी में वृद्धि की प्रवृति 
पैक्सों की नियमित अंकेक्षण 
अंकेक्षण का वर्गीकरण 
पैक्सों द्वारा सभी आवश्यक पंजियों का संधारण 
पैक्सों का नियमित रिपोर्ट रिर्टन 
पैक्स द्वारा सदस्यों का लाभांश वितरण 


( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं) 
( A, B, C , D ) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं) 


आधारभूत संरचना एवं क्षमता निमार्ण 

पैक्स की अपनी भूमि 
पैक्स का अपना कार्यालय सह - गोदाम 
जमा वृद्धि हेतु आंतरिक संसाधन 
गैसीफायर / उर्जा व्यवस्था 
कृषि प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना 
पैक्स में व्यवसाय विकास योजना का क्रियान्वयन 
पैक्स में CAS / MIS का क्रियान्वयन 
पैक्स में पेशेवर एवं प्रशिक्षित निदेशक मंडल 
पैक्स में प्रशिक्षित पूर्णकालिक / अंशकालिक प्रबंधक 
पैक्स की सदस्यता 


ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 


कुल अंक - 30 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 


कुल अंक - 30 


व्यवसायिक गतिविधियाँ 
> कृषि ऋण 

> कुल लक्ष्य ( खरीफ एवं रब्बी) – 
> ऋण वितरण 

> लाभन्वित सदस्यों की संख्या 
> किसान क्रेडिट कार्ड का निर्गमन 

> SLBC / DCCB द्वारा निर्धारित लक्ष्य - 
» नया कार्ड का निर्गमन की संख्या 

कुल स्वीकृत राशि 
अबतक निर्गत कुल KCC की संख्या 
पुराने कार्ड का नवीकरण की संख्या 
जमा वृद्धि व्यवसाय : 

___ यदि हाँ , तो 
20 लाख से उपर जमा की राशि - 
10 - 20 लाख के बीच जमा की राशि - 
10 लाख से नीचे जमा की राशि - 


ΑΑΑΑΑΑ 


( हाँ / नहीं) 


2 


( हाँ / नहीं ) 


ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 मार्च 2018 
> JLG का गठन कर भूमिहीन किसानों को - 

ऋण उपलब्ध कराना । 
> Business Corespondent का कार्य 

खाद एवं बीज व्यवसाय 

अधिप्राप्ति 
> जन वितरण प्रणाली व्यवसाय 

कीटनाशक व्यवसाय 

उपभोक्ता व्यवसाय 
> खाद प्रसंस्करण व्यवसाय 
> कृषि मशीनरी व्यवसाय 
> सुविधा केन्द्र का स्थापना ( Online कार्य हेतु ) 


( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं) 


- 


कुल अंक 
( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं ) 


10 
1 


सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिवधियाँ – 

कृषि गोष्ठी / जन सभा का आयोजन 
कृषक सदस्यों को कृषि संबंधी नयी तकनीक 
मौसम की जानकारी, उत्पाद मुल्यों की जानकारी, 
सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना । 
सीनीय समुदाय के आर्थिक , शैक्षिणिक , 
समाजिक एवं राजनैतिक उत्थान हेतु किया 
गया कार्य । 
> सदस्यों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 


( हाँ / नहीं ) 
( हाँ / नहीं ) 


o 


2. चयन हेतु अर्हता । - उपरोक्त कंडिका 2 में वर्णित सभी मानकों के लिये निर्धारित अंकों का न्युनतम 
70 % अंक यानि कुल 70 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । साथ ही किसी भी मानक में न्युनतम 30 % अंक प्राप्त 
करना भी अनिवार्य होगा । 

I. इस योजना में उत्तीर्णता हेतु न्युनतम 70 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । एक से अधिक 

पैक्सों का सम – अंक ( Equal Marks ) आने की स्थिति में आधारभूत संरचना एवं क्षमता 
निर्माण तथा व्यवसायिक गतिविधियों में प्राप्त अंक इस योजना के अन्तर्गत चयनित होने का 
आधार होगा । 


II. जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर गठित स्क्रीनींग कमिटी का यह दायित्व होगा कि वे इस 

योजना के अन्तर्गत पैक्सों के परिणामों को सभी संबंधित पैक्सों को जानकारी हेतु प्रकाशित 
करेंगे । 


III. इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत होने वाले पैक्स का अगले वार चयन हेतु Lock Up अवधि 

तीन साल की होगी । यानि कोई पैक्स जिसका चयन हो चूका है, वह अगले तीन वर्ष के बाद 

ही पुनः चयन हेतु योग्य होगा । 
V . इस योजनान्तर्गत पैक्स का चयन गत वर्ष के अकेंक्षण प्रतिवेदन के आधार पर होगा । संबंधित 
पैक्स प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह तक इस योजनान्तर्गत अपना आवेदन संबंधित जिला स्तरीय 
कमिटी से अनुशंसित आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ 31 दिसम्बर तक राज्य स्तरीय कमिटी 
के विचारार्थ भेजेगी । राज्य स्तरीय कमिटि पुरस्कृत किये जाने वाले पैक्सों की सूची 31 जनवरी 
तक निबंधक, सहयोग समितियाँ को भेजेगी । प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को बिहार दिवस पर 

पुरस्कार वितरण किया जाएगा । 
3. चयन की प्रक्रिया । - चयन का स्तर द्विस्तरीय होगा । प्रथम स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी की 
अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक 
केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य रहेगें । 

__ जिला सहकारिता पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ के 
माध्यम से प्राप्त अनुंशसा सहित आवेदनों एवं उसके साथ पैक्स की गतिविधियाँ से संबंधित सत्यापित 
अभिलेखों / प्रतिवेदनों को सीनिंग / स्क्रूटनी कर जो पैक्स अर्हता को पूर्ण करते हैं उनके संबंध में सभी मानकों से 
संबधित Check List के साथ प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ राज्य स्तर पर क्षेत्रीय निदेशक, दीप नारायण सिंह 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 मार्च 2018 


सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पटना की अध्यक्षता में गठित कमिटि जिसके सदस्य संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
पटना प्रमण्डल, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी अधिकोष लि० , क्षेत्रीय निदेशक एन० सी० डी० सी० , पटना तथा 
निबंधक, सहयोग समितियाँ के प्रतिनिधि होंगे, के समक्ष भेजा जाएगा । 

राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का Standarised Appraisal करते हुए पैक्स का नाम चयनित 
कर उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा विभाग को करेगी । 

4. पुरस्कार की राशि । इस योजना हेतु पैक्सों का चयन गत् वर्ष की अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर 
अनुमण्डल स्तर पर सबसे उच्च अंक (70 % से अधिक) प्राप्त करने वाले पैक्स को प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख 
रू . / - की नगद राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी । प्रथम श्रेणी में पुरस्कृत पैक्स से कम अंक प्राप्त करने वाले पैक्स 
को द्वितीय श्रेणी के रूप में पुरस्कृत किया जायेगा एवं उसे प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख की नगद राशि प्राप्त होगी । 
राज्य स्तर पर सबसे उच्च अंक प्राप्त करने वाले पैक्स को 10.00 लाख, द्वितीय स्थान वाले पैक्सों को 7.00 लाख तथा 
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पैक्स को 5. 00 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा । एक समिति को वित्तीय वर्ष में 
एक ही स्तर पर पुरस्कार राशि देय होगी । 

उपरोक्त रूप से प्रथम वित्तीय वर्ष 2017 - 18 में पैक्सों को पुरस्कार स्वरूप निम्नलिखित राशि का वहन राज्य 
सरकार द्वारा किया जाएगा । 

(i) अनुमण्डल स्तरीय 


पुरस्कार की श्रेणी 


पुरस्कार की दर 
3.00 लाख रू . प्रति पैक्स 


__ अनुमण्डल की संख्या 

101 


प्रथम 


राशि 
3.03 करोड़ 
2.02 करोड़ 
5.05 करोड़ 


द्वितीय 


2.00 लाख रू . प्रति पैक्स 


101 


कुल राशि 


(II) राज्य स्तरीय - 


पुरस्कार की श्रेणी 


पुरस्कार की दर 


पुरस्कार की संख्या 


कुल राशि 


प्रथम 


10 लाख 


10 लाख रू 
7 लाख रू . 


7 लाख 


द्वितीय 
तृतीय 


5 लाख रू . 


5 लाख 


कुल राशि 


22 लाख रू . 


पुरस्कारों की कुल राशि :- 


अधिकतम 


5.27 करोड़ रू . के अन्तर्गत 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 183 - 571 + 25- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


